रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II --- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 704 
No. 704 ) 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 22 , 2013 / चैत्र 1 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2013 
का . आ . 811( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2101 ( अ ) , तारीख 8 सितम्बर , 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3 , 
उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 107.100 कि . मी . से 
140.200 कि . मी . ( गाजियाबाद - अलीगढ़ सेक्शन ) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण, 
प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की 
थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 29 सितम्बर , 2012 को 
“ हिन्दुस्तान ", और " दी टाइम्स ऑफ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी, "विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ( सं.सं.) ", अलीगढ़ को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं 
हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए। 

. और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 
1217 GI/2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii)] 


अनुसूची 
उतर प्रदेष राज्य के अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के 107 . 100 कि . मी. से 140 . 200 कि . मी. तक ( गाजियाबाद - अलीगढ 

सेक्षन ) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम |जिला का | तालुक | गाँव का | सर्वेक्षेण भूमि का | भूमि की भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या नाम का नाम नाम | संख्या | प्रकार | प्रकृति । ( वर्ग मी० मा ( हेक्टे0 में 


से 


| राम सेवक , जगदीश, महेश कुमार एवं 
मनोज कुमार पुत्रगण होरी लाल व 
नथिया देवी पत्नी स्व० होरी लाल, अजय 
कुमार एवं सचिन अव0 उम्र 8वर्ष सं०| 
श्रीमति सुखदेवी माता स्वयं पुत्रगण राम 
सिह , श्रीमति सुखदेवी पत्नी स्व0 राम 
सिह, रतन लाल एवं पुरूषोत्तम पुत्रगण 
सीताराम , रघुवीर सिह , नेत्रपाल सिह एवं 
फूलचन्द्र पुत्रगण मुक्कदम, गजराज सिह 
एव चरन सिह पुत्रगण हरप्रसाद , सतेन्द्र 
कुमार व चन्द्रभान सिह व धमेन्द्र कुमार 

पुत्रगण लटूरी एव कितावश्री पत्नी 
0. 4376 स्वालटूरी व कुछ निमल बालिग व कुo 

हीरेश नाबा0 13वर्ष संर० कितावश्री माता 
अवि० पुत्रिया लटूरी, अरविन्द कुमार पुत्र 
सत्यपाल सिह व महेन्द्रपाल सिह पुत्र 
जुगेन्द्र पाल सिह, संजीव कुमार पुत्र 
कुंवरपाल सिह, संजू सिह पुत्र राजवीर 
सिह व रामप्रकाश गुप्ता पुत्र शिवशंकर 
गुप्ता एवं रवेन्द्र सिह पुत्र प्यारेलाल 


| कस्बा 
1, | अलीगढ़ , कोल | | 3685 | निजी | खेती | 


4376 


कोल 


राम सेवक , जगदीश, महेश कुमार एवं 
मनोज कुमार पुत्रगण होरी लाल व 
नथिया देवी पत्नी स्व0 होरी लाल, अजय 
कुमार एवं सचिन अव0 उम्र 8वर्ष सं० 
श्रीमति सुखदेवी माता स्वयं पुत्रगण राम 
सिह, श्रीमति सुखदेवी पत्नी स्व० राम 
|सिह, रतन लाल एवं पुरूषोत्तम पुत्र 

सीताराम, रघुवीर सिह , नेत्रपाल सिह एवं 
3687 | निजी | खेती | 3239 | 0.3239 फूलचन्द्र पुत्रगण मुक्कदम, गजराज सिह 

एव चरन सिह पुत्रगण हरप्रसाद, सतेन्द्र 
कुमार व चन्द्रभान सिह व धमेन्द्र कुमार 
पुत्रगण लटूरी एव कितावश्री पत्नी 
स्वालटूरी व कु0 निमल बालिग व कु0 
हीरेश नाबा0 13वर्ष संरं० कितावश्री माता 
अवि0 पुत्रिया लटूरी 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


राम सेधक , जगदीश , महेश कुमार एवं 
मनोज कुमार पुत्रगण होरी लाल व 
नथिया देवी पत्नी स्व0 होरी लाल, अजय 
कुमार एवं सचिन अघ0 उम्र 8वर्ष सं० 
श्रीमति सुखदेवी माता स्वयं पुत्रगण राम 
सिह, श्रीमति सुखदेवी पत्नी स्व० राम 
सिह , रतन लाल एवं पुरूषोत्तम पुत्रगण 

सीताराम, रघुवीर सिह, नेत्रपाल सिह एवं 
488 | 0 .0488 |फूलचन्द्र पुत्रगण मुक्कदम,गजराज सिह 

एव चरन सिह पुत्रगण हरप्रसाद, सतेन्द्र 
कुमार व चन्द्रभान सिह व धमेन्द्र कुमार 
पुत्रगण लटूरी एव कितावश्री पत्नी 
स्वालटूरी द कुछ निमल बालिग व कुo 
हीरेश नाबा0 13वर्ष संर० कितावश्री माता 
अवि0 पुत्रिया लटूरी 


3688 | निजी | खेती 


भूपाल सिह, गंगा सहाय पुत्रगण धूरा, 
गनपत मुन्शी लाल पुत्रगण पीताम्बर , नेम 
सिह व राजपाल एवं रघुवीर सिह पुत्रगण 
सुखरामए रामश्री देवी पत्नी रास्वरूप, 
रामखिलाडी पुत्र रामप्रसाद, लक्ष्मीदेवी 
पत्नी रामप्रसाद , अकित अग्रवाल पुत्र 
विनोद कमार अग्रवाल , सविता रावल 
पुत्री मुलखराज सेट्ठी, हरिपाल सिह व 
राजकमार सिह पत्रगण गंगासहाय , 
लखमी चंद पुत्र सोरन सिह , लीलावती 
पत्नी सोरन सिह , गंगासहाय पुत्र घूरा, 
श्रीमती गंगा देवी पत्नी चन्द्रपाल सिह, 
श्रीमती कान्ता गोस्वामी पत्नी बसन्तगिरि , 
श्रीमती राजबाला गोस्वामी पत्नी बलदेव 
गिीर , श्रीमती दयालो देवी उर्फ निहाल 
देवी पत्नी नेकसेलालए जमुना देवी पुत्री 
भूपाल पत्नी राजबहादुर आदि । 


| बाजीदपुर 

नादा 


| निजी | खेती । 14318 


1 . 4318 


:. . : 


. 


: 


: 


: : 


. . 


. 


. . 


. 


गभाना | पलासल्लू 315 | निजी | खेती । 


524 10.0524 आबादी 


[ फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू - अलीगढ़/2012/ 44011 ] 

माया प्रकाश, उप - सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11--- SEC . 3(ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd March , 2013 


S.O . 811 (E ). Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Road Transport and Highways number, SO No. 2101(E ) dated the 8th September, 2012, published 
in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub- section (ii), and issued under sub -section 
(1) of section 3a of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the 
said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four -laning, etc .), maintenance, 
management and operation of National Highway No . 91, on the stretch of the land from Km . 
107. 100 to Km . 140 .200 (Ghaziabad -Aligarh Section ) in the District of Aligarh in the State of 
Uttar Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan ” and 
“ The Times of India ” both dated the 29th September, 2012, under sub -section (3) of section 3A of 
the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 
" Special Land Acquisition Officer ( Joint Organization )” Aligarh ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of 
the powers conferred by sub -section (1) of section 3D of the said act , the Central Government 
hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 

And, further, in pursuance of sub- section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the OfficialGazette , the land 
specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances. 


m II- QUE 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the 


Briefdescription of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 107. 100 

to Km 140 .200 (Ghaziabad - Aligarh Section ) atNational Highway No.91 in the State of Uttar Pradesh 


Land 


Name Name of 

Area 
Name of Survey Type of Nature of 

Name of the land owner /Interested 
of the the 
No. 

In Sq. In 
the village numberland 

persons 
district taluk 

Mt. Hect. 
2 T3 T4 T5 T6 T 

8 

9 
Ram Sewak , Jagdish , Mahesh Kumar 
and Manoj Kumar Sons of Hori Lal & 
Nadhiya Devi Wlo Lt. Hori Lal, Ajay 
Kumar & Saching Nabalig ag 8yr Clo 
Smt. SukhdeviMother self sons os Ram 
Singh, Smt. Sukh Devi Wlo Lt. Ram 
Singh . Ratan Lal & Purusottam Sons of 
Sita Ram , Raghuveer Singh , Netra Pal 
Singh & Phool Chander Sons of 
Mukkadam , Gajraj Singh and Charan 
Singh S / o Har Prasad , Satender Kumar 

& Chander Bhan Singh & Dharmender 
I la Aligarh | Kol | Kasba Kot 3685 Private Agricultural 4376 0 .4376 

Kumar Sons of Laturi and Kitawshri 
W /o Lt. laturi and Kumari Nirmal Balig 
& Kumari Hiresh Nabaligh age 13yr Clo 
Kitawshri Mother Unmarrired dauthers 
Laturi, Arvind Kumar S/o Satypal Singh 
and Mahender Pal Singh Slo Jugender 
Pal Singh , Sanjeev Kumar Slo Kunwar 
pal Singh , Saju Singh Slo Rajveer Singh 
and Ram Prakash Gupta Slo Shiv 
Shankar Gupta and Ravender Singh Slo 
Pyare Lal. 


Ram Sewak , Jagdish , Mahesh Kumar 
and Manoj Kumar Sons of Hori Lal & 
Nadhiya Devi W / o Lt. Hori Lal, Ajay 
Kumar & Saching Nabalig ag 8yr Clo 
Smt. Sukhdevi Mother self sons os Ram 
Singh , Smt. Sukh Devi Wlo Lt. Rami 
Singh . Ratan Lal & Purusottam Sons of 
Sita Ram , Raghuveer Singh , Netra Pal 
Singh & Phool Chander Sons of 
Mukkadam , Gajraj Singh and Charan 
Singh S /o Har Prasad , Satender Kumar 
& Chander Bhan Singh & Dharmender 
Kumar Sons of Laturi and Kitawshri 
Wlo Lt. laturi and Kumari Nirmal Balig 
& Kumari Hiresh Nabaligh age 13yr Clo 
Kitawshri Mother Unmarrired dauthers 
Laturi, 


3687 | Private 


Agricultural 


1217 GI /13 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1]--- SEC . 3(ii)] 


| 2 | 31 


T 16T 7T_ 8 

9 
Ram Sewak , Jagdish , Mahesh Kumar 
and Manoj Kumar Sons of Hori Lal & 
Nadhiya Devi W /o Lt. Hori Lal, Ajay 
Kumar & Saching Nabalig ag 8yr Clo 
Smt. Sukhdevi Mother self sons os Ram 
Singh , Smt. Sukh Devi Wlo Lt. Ram 
Singh . Ratan Lal & Purusottam Sons of 
Sita Ram , Raghuveer Singh, Netra Pal 

Singh & Phool Chander Sons of 
3688 Private Agricultural 488 0.0488 

Mukkadam , Gajraj Singh and Charan 
Singh S /o Har Prasad , Satender Kumar 
& Chander Bhan Singh & Dharmender 
Kumar Sons of Laturi and Kitawshri 
Wlo Lt. laturi and Kumari Nirmal Balig| 
& Kumari Hiresh Nabaligh age 13yr Clo 
Kitawshri Mother Unmarrired dauthers 
Laturi, 


Bajidpur 

1 
Nada 


83 


Bhupal Singh and Ganga Sahay Sons of 
Dhura, Ganpat Munshi Lal Sons of 
Pitambar , Nem Singh , Raj Pal & 
Raghuveer Singh Son of Sukh Ram , 
Ram Shir Devi W /o Ram Swrup , Ram 
Khiladi Slo Ram Prasad , Lakshami Devi 
Wo Ram Prasad, Ankit Agrawal S/o 
Vinod Kumar Agrawal, Sawita Rawal 

D /o Mulkhraj Sethathi, Hari Pal Singh, 
Private Agricultural 14318 | 1.4318 

Raj Kumar Singh Sons of Ganga Sahay, 
Lakhami Chand Slo Soran Singh, 
Lilawati W /o Soran Singh , Ganga Sahayl 
Slo Ghura, Smt. Ganga Devi Wlo 
Chander Pal Singh , Smt. Kanta Goswami 
Wlo Basand Giri, Smt. Raj Bala 
Goswami W /o Baldev Giri , Smt. Dayalo 
Devi urf Nihal Devi Wlo Nekase Lal. 
Jamuna Devi D /o Bhupal Wo Raj 
Bahadur etc . 


Gabhana Pala Sallu 


315 


Private Agricultural 524 


0.0524 Abadi 


19 


DEA28 


[F.No.NHAI/PIU - ALG / 2012 /44011] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


